रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 4046 ] 
No. 4046 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 23102021-230677 

- 


CG - DL - E - 23102021-230677 


6083 GI / 2021 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


f 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 22 , 2021 / आश्विन 30 , 1943 

NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 22 , 2021 / ASVINA 30 , 1943 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 अक्तूबर , 2021 

का . आ . 4400 ( अ ) -- केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2 , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 03 अगस्त , 2021 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . 
आ . 3117 ( अ ) , तारीख 02 अगस्त , 2021 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) , द्वारा उक्त अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न डेडिकेटेड 
फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन , रख- रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की 

थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों 
अर्थात् , हिन्दुस्तान टाईम्स ( अंग्रेजी ) व अमर उजाला ( हिन्दी ) में तारीख 19 अगस्त , 2021 को प्रकाशित किया गया था ; 


और , नौ आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तद्नुसार आदेश पारित कर 

दिए गए हैं ; 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


2 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना 
सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


जिला : मेरठ 

क्र ० 

सं ० 

( 1 ) ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तहसील 


ग्राम 

( 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सरधना सकौती 


भूमि के भूमि की 
खसरा 
प्रकार प्रकृति 

सं ० 

( 5 ) 

( 6 ) 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी अकृषिक 


निजी 


अकृषिक 


निजी 


कृषि 


कृषि / 
अकृषिक 


318 


कृषि 


319 


317 


316 


कृषि 315 


314 


क्षेत्रफल 
( हे 0 में ) 
( 7 ) 


0.0250 


0.0005 


0.0078 


0.0030 


0.0195 


0.0135 


भू - स्वामी / किसान का नाम 

( 8 ) 
महावीर सिंह , हरवीर सिंह , ओमवीर सिंह , 
अजय कुमार पुत्रगण अडीमल , जयपाल 
सिंह , राजपाल सिंह , राजवीर सिंह , 
महीपाल सिंह पुत्रगण नाहर सिंह , संजय 
कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह , मुकेश कुमार पुत्र 
रणवीर सिंह , रामवीर पुत्र सुखवीर सिंह , 
ओमप्रकाश पुत्र नत्थू सिंह , 
सिंह , इकराम , फेजान 
पुत्रगण बुन्दू , नरेन्द्र , विरेन्द्र पुत्रगण 


सतपाल । 

अशोक कुमार , विपिन कुमार , देवराज 
पुत्रगण सुखवीर सिंह , चरण सिंह , कर्म 
सिंह , शोदान सिंह , रामकुमार पुत्रगण हरी 
सिंह । 


रामवीर पुत्र सुखवीर सिंह , ओमप्रकाश पुत्र 
नत्थू सिंह , संजीव कुमार , सुनील कुमार 
पुत्रगण जय सिंह , मुकेश कुमार , राकेष 
कुमार पुत्रगण रणबीर सिंह , महावीर सिंह , 
ओमवीर सिंह पुत्रगण अडीमल , नरेन्द्र पुत्र 
सतपाल , आरूष नाबा 0 9 वर्ष पुत्र विरेन्द्र 
व जिया नाबा 0 11 वर्ष पुत्री विरेन्द्र सं ० 
श्रीमति रितु सिरोही माता , श्रीमति रितु 
सिरोही पत्नी विरेन्द्र । 


316 क - नसरू , शब्बीर पुत्रगण इब्राहिम , 
अब्दुल रहमान , सलीम पुत्रगण सगीर 
316 ख - बाबू खॉ पुत्र गफूर खॉ , महमूद 
पुत्र मुनीर | 

रामवीर पुत्र सुखवीर सिंह , ओमप्रकाश पुत्र 
नत्थू सिंह , संजीव कुमार , सुनील कुमार 
पुत्रगण जय सिंह , रणवीर सिंह पुत्र नाहर 
सिंह , महावीर सिंह , ओमवीर सिंह पुत्रगण 
अडीमल , नरेन्द्र पुत्र सतपाल , आरूष 
नाबा 0 9 वर्ष पुत्र विरेन्द्र व जिया नाबा ० 
11 वर्ष पुत्री विरेन्द्र सं ० श्रीमति रितु 
सिरोही माता , श्रीमति रितु सिरोही पत्नी 
विरेन्द्र | 


महावीर सिंह , हरवीर सिंह , ओमवीर सिंह , 
अजय कुमार पुत्रगण अडीमल , सुखवीर 
सिंह , सत्यपाल सिंह , ओमप्रकाश , सुरेन्द्र 
पुत्रगण नत्थू सिंह , सुनील कुमार , संजीव 
कुमार पुत्रगण जय सिंह , जयपाल सिंह , 
राजवीर सिंह , राजपाल सिंह , महीपाल 
सिंह पुत्रगण नाहर सिंह , संजय कुमार पुत्र 
धर्मवीर सिंह , मनोज कुमार , विनोद कुमार 
पुत्रगण सुरेन्द्र सिंह , श्रीमति सुरेक्षा पत्नी 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


No. 

( 1 ) 

1 


क्र ० 

सं ० 

( 1 ) 


7 


8 


9 


10 


SI 
. 


तहसील 

( 2 ) 


ग्राम 

( 3 ) 


भूमि के भूमि की 

प्रकार 

प्रकृति 

( 4 ) 

( 5 ) 


निजी 

निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


अकृषिक 

कृषि 


कृषि 


खसरा 

सं ० 

( 6 ) 


Tehsil Village 

( 2 ) 

( 3 ) 

Sardhana Sakoti 


312 

311 / 

859 


308 


निजी अकृषिक 306 


क्षेत्रफल 

( हे 0 में ) 
( 7 ) 


0.0045 

0.0050 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 20th October , 2021 

S.O. 4400 ( E ) . – Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ) , number , S.O. 3117 ( E ) , dated the 2nd August , 2021 , published in Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 3rd August , 2021 ( hereinafter referred to as the said notification ) and 
issued under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said 
notification for the purpose of execution , maintenance , management and operation of Special Railway Project namely , 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Meerut in the State of Uttar Pradesh ; 


0.0088 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers namely , “ Hindustan 
Times ” ( English ) and “ Amar Ujala " ( Hindi ) dated the 19th August , 2021 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the 
said Act ; 


शीशराम , लाल सिंह , बखतावर , तेजराम 
पुत्रगण बन्शी | 

सुखवीर , रतिया , कर्म सिंह पुत्रगण धारा , 
दिनेश पुत्र विक्रम , श्रीमति बबीता पत्नी 
स्व ० मुकेश , पियूष पुत्र मुकेश , सोनाली 
सिरोही पुत्री मुकेश सिरोही , मनोज पुत्र 
काले , सतेन्द्र , जितेन्द्र पुत्रगण जिले सिंह , 
निरंजन सिंह पुत्र हरबंश । 
अकृषिक / आबादी | 

0.0105 

[ फा . स . 2021 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2232 ] 
ए . के . सिन्हा , कार्यकारी निर्देशक ( भू.एवं सु . और स्टे . वि . ) 


And whereas , nine objections were received and the same have been considered by the Competent Authority 
accordingly orders have been passed ; 


Type of Nature of 

Land 
( 4 ) 

Private 


भू - स्वामी / किसान का नाम 

( 8 ) 

सुरेन्द्र सिंह , मुकेश कुमार पुत्र रणवीर 
सिंह , रामवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह , 
नरेन्द्र , विरेन्द्र पुत्रगण सतपाल । 
अकृषिक / आबादी | 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


3 


Now therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


Land 

( 5 ) 

Non 

Agriculture 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely , 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Meerut in the State of Uttar Pradesh . 

DISTRICT : MEERUT 


Plot 

No. 

( 6 ) 

318 


Area 
( in Hect . ) 

( 7 ) 

0.0250 


Farmer's Name 


( 8 ) 
Mahaveer Singh , Harveer 
Singh , Omveer Singh , Ajay 


SI . 

No. 

( 1 ) 


2 


3 


4 


5 


6 


4 


Tehsil 

( 2 ) 


Village 

( 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Type of 

Land 
( 4 ) 


Private 


Nature of 

Land 
( 5 ) 


Private Agriculture 319 


Private 


Non 
Agriculture 


Plot 

No. 
( 6 ) 


Agriculture / 
Non 
Agriculture 


317 


316 


Private Agriculture 315 


Private Agriculture 314 


Area 
( in Hect . ) 

( 7 ) 


0.0005 


0.0078 


0.0030 


0.0195 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Farmer's Name 


( 8 ) 
Kumar Ss / o Adimal , Jaypal 
Singh , Rajpal Singh , Rajveer 
Singh , Mahipal Singh Ss / o 
Nahar Singh , Sanjay Kumar S / o 
Dhramveer Singh , Mukesh S / o 
Ranveer Singh , Ramveer S / o 
Sukhveer Singh , Omprakash 
S / o Natthu Singh , Ikram , Fezan 
Ss / o Bundu , Narendra , Virendra 
Ss / o Satpal . 


Ashok Kumar , Vipin Kumar , 
Devraj Ss / o Sukhveer Singh , 
Charan Singh , Karam Singh , 
Shodan Singh , Ramkumar Ss / o 
Hari Singh . 


Ramveer S / o Sukhveer Singh , 
Omprakash S / o Natthu Singh , 
Sanjeev Kumar , Sunil Kumar 
Ss / o Jay Singh , Mukesh Kumar , 
Rakesh Kumar Ss / o Ranbeer 
Singh , Mahaveer Singh , 
Omveer Singh Ss / o Adimal , 
Narendra S / o Satpal , Arush 
Minor nine Years S / o Virendra 
& Jiya Minor eleven Years D / o 
Virendra C / o Smt . Ritu Sirohi 
Mother Smt . Ritu Sirohi W / o 
Virendra . 


0.0135 Singh , 


Nasru , Shabbeer Ss / o Ibrahim , 
Abdul Rahman , Saleem Ss / o 
Sageer , Babu Khan S / o Gafur 
Khan , Mahmood S / o Muneer . 
Ramveer S / o Sukhveer Singh , 
Omprakash S / o Natthu Singh , 
Sanjeev Kumar , Sunil Kumar 
Ss / o Jay Singh , Ranveer Singh 
S / o Nahar Singh , Mahaveer 
Singh , Omveer Singh Ss / o 
Adimal , Narendra S / o Satpal , 
Arush Minor nine Years S / o 
Virendra and Jiya Minor eleven 
Years D / o Virendra C / o Smt . 
Ritu Sirohi Mother , Smt . Ritu 
Sirohi W / o Virendra . 

Mahaveer Singh , 

Harveer 

Singh , Omveer Singh , Ajay 
Kumar Ss / o Adimal , Sukhveer 
Satyapal Singh , 
Omprakash , Surendra Ss / o 
Natthu Singh , Sunil Kumar , 
Sanjeev Kumar Ss / o Jay Singh , 


SI . 

No. 

( 1 ) 


7 


8 


10 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


Tehsil 

( 2 ) 


Village 

( 3 ) 


Type of 

Land 
( 4 ) 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Nature of 

Land 
( 5 ) 


Private 


Non 

Agriculture 

Private Agriculture 311/859 0.0050 


Plot 

No. 

( 6 ) 


Private Agriculture 308 


Non 
Agriculture 


312 


Area 
( in Hect . ) 

( 7 ) 


306 


0.0045 


0.0088 


0.0105 


Farmer's Name 


( 8 ) 
Japal Singh , Rajveer Singh , 
Rajpal Singh , Mahipal singh 
Ss / o Nahar Singh , Sanjay 
Kumar S / o Dhramveer Singh , 
Manoj Kumar , Vinod Kumar 
Ss / o Surendra Singh , Smt . 
Sureksha W / o Surendra Singh , 
Mukesh Kumar S / o Ranveer 
Singh , Ramveer Singh S / o 
Sukhveer Singh , Narendra . 
Virendra Ss / o Satpal . 

Non - Agriculture / Abadi . 

Shishram , Lal Singh , 
Bakhtawar , Tejram Ss / o Banshi . 
Sukhveer , Ratiya , Karam Singh 
Ss / o Dhara , Dinesh S / o Vikram , 
Smt . Babita W / o Late Mukesh , 
Piyush S / o Mukesh , Sonali 
Sirohi D / o Mukesh 
Mukesh Sirohi , 
Manoj S / o Kale , Satendra , 
Jitendra Ss / o Jile Singh , 
Niranjan Singh S / o Harbansh . 

Non - Agriculture / Abadi . 


5 


[ F. No. 2021 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2232 ] 

A.K. SINHA , Executive Director ( LA and SD ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

ALOK KUMAR 


Dalyand 
Dr. 20211023163045-0930 


